निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 255 ) पटना , मंगलवार , 6 अप्रील 2021 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

31 मार्च 2021 
सं ० 3 / स्था ० विविध ( अंपुनर्गठन ) -31 / 2021-133 ( 3 ) / रा ० — ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना की 
अधिसूचना ज्ञापांक 432027 , दिनांक 31.03.2021 के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत चण्डी अंचल के सरथा ग्राम 
पंचायत को चण्डी अंचल से अलग कर तत्कालिक प्रभाव से हरनौत अंचल में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 
2. चण्डी अंचल की शेष पंचायतें पूर्ववत बनी रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


कंचन कपूर , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 255-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


